सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 भाद्र, 19 3 7 ( श०) 
संख्या 655 राँची , शुक्रवार 

4 सितम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
3 सितम्बर , 2 0 15 


विषयः 


मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25 अगस्त, 20 15 की मद संख्या- 14 में लिये गये निर्णय के 
आलोक में दुमका जिलान्तर्गत गोपीकांदर अंचल के मौजा- गोपीकांदर , थाना नं0 - 16 , खाता सं0 
0 1, खेसरा सं0 -82 का कुल रकबा 0 .24 एकड़ किस्म- बाड़ी. | प्रधानी जोत भूमि एशियन विकास 
बैंक द्वारा संपोषित गोविंदपुर - साहेबगंज पथ विस्तारीकरण हेतु पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड को 
अंतर्विभागीय निःशुल्क भू- हस्तांतरण के बदले प्रतिपूर्ति हेतु दुमका जिलान्तर्गत गोपीकांदर अंचल 
के मौजा- गोपीकांदर , थाना नं0 - 16 , खाता सं0 - 69 , खेसरा सं0 -02 का कुल रकबा 0.24 ( अंश ) 
किस्म पुरानी परती गैर मजरूआ खास भूमि को प्रधानी जोत जमीन के रूप में अधिसूचित करने 
के संबंध में । 


संख्या-5 / स0 भू0 दुमका - 26 / 14 . 4 273 रा0,.. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि 
जिस प्रयोजनार्थ हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उसमें उसकी आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में 
अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं करने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि 


सुधार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 सितम्बर, 2015 


2 . उपायुक्त यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित भूमि वनभूमि नहीं है, तथा राजस्व विभाग के 
सरकारी परिपत्र सं0 - 344 / रा., दिनांक - 14 - 15 जनवरी , 2002 तथा खास महाल एवं वन अधिनियम के 
प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जा चुकी है । 


3 . विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4 30 6/ रा. दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 में निहित शर्त एवं राजस्व 
विभागीय पत्र / परिपत्रों में निर्गत निदेशों का अनुपालन पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को करना 
होगा । 


4 . अन्य सभी शर्ते इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय- समय पर सरकार द्वारा निर्गत 
निदशों के अनुरूप लागू होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रेमण्ड केरकेट्टा, 


सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 655 --50 | 


